. 


. . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 आश्विन 1936 ( श०) 
संख्या 486 राँची , शुक्रवार 

26 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


मानव संसाधन विकास विभाग 


( उच्च शिक्षा निदेशालय ) 


अधिसूचना 
22 सितम्बर , 2014 


संख्या-5/वि .- 43/ 2011- 1437 --विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1312 दिनांक-1 सितम्बर , 2014 के 
द्वारा झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मॉडल गाईडलाइन्स गठित किया गया 
है । इस गाईडलाइन्स की कंडिका- D (5) के आलोक में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु स्क्रीनिंग कमिटि 
का गठन निम्नवत् किया जाता है : 


1 . निदेशक, उच्च शिक्षा 


2 . 


संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, 


( उच्च शिक्षा प्रभारी) 


3. कुलपति, राची विश्वविद्यालय, राची 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2014 
कुलपति , कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा 


4. 


2. समिति प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रोजेक्ट पर माडल गाईडलाइन्स में किये गए प्रावधानों के आलोक में विचार 
करेगी एवं अपना प्रतिवेदन समिति के प्रथम बैठक के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को समर्पित करेगी । 


3. समिति निर्गत माडल गाईडलाइन में किए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं 
गाईडलाइन्स द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगी । 


4. 


यह अधिसूचना पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 /) अस्पष्ट , 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 486 - 50 | 


